HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 


माघ, 1940 ( श ० ) 


संख्या 


6 राँची, 

बुधवार 


19 फरवरी , 2020 ( ई० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


पुरःअस्थापित 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 38 - 42 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई. ,डिप ०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग -2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गजट और राज्य गजटों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9- विज्ञापन 
भाग- 9-क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


, 


... 


पूरक " अ " 


... 


39 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार, 19 फरवरी , 2020 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
29 जनवरी , 2020 


संख्या-1/विविध-805/ 2010 (पार्ट -1) का ० -686 विभागीय अधिसूचना संख्या -617 दिनांक 28.01.2020 
द्वारा श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी , भा.प्र.से. ( झाः 1987), सदस्य, राजस्व पर्षद , झारखण्ड ( अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य 
सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड) को दिनांक 03.02.2020 से 14.02.2020 तक 
कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके क्रम में श्री चतुर्वेदी को दिनांक 
01.02.2020 से 02.02.2020 तथा 15.02.2020 से 16.02.2020 तक के शनिवारीय / रविवारीय अवकाश को 
Prefix तथा Suffix के रूप में उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
3 फरवरी, 2020 


संख्या -1/विविध-813/ 2019 का ० - 753 विभागीय अधिसूचना संख्या-10137 दिनांक 19.12.2019 से 
श्री अनिल कुमार सिंह, भा.प्र.से. ( झाः 2006), निदेशक , खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को अखिल 
भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 02.12.2019 से 
13.12.2019 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के क्रम में श्री सिंह को 
दिनांक 14.12.2019 से 17.12.2019 तक कुल 04 दिनों के अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


40 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 19 फरवरी, 2020 

परिवहन एवं नागर विमानन विभाग 


अधिसूचना 
13 फरवरी , 2020 


, 


अधिसूचना संख्या-CADsec1/01- PLAN-4/ 2020/ Trans-- तकनिकी तथा गैर तकनिकी सामग्रियों 
के क्रय तथा सेवाओं हेतु विभाग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाली निविदाओं के लिए विभागीय निविदा 
समिति का गठन निम्नवत किया जाता है : 


( i ) . 


कै . एस . पी . सिन्हा 


अध्यक्ष 


(ii ) . 


सदस्य 


योजना- सह वित्त विभाग द्वारा क्रय समिति हेतु 

अधिसूचित सदस्य 


(iii) 


मुख्य अभियंता, परिवहन 

तकनीकी सदस्य 
( नागर विमानन ) विभाग में बाह्यस्रोत से प्रतिनियुक्त . 


( iv ) 


तकनीकी सदस्य 


गुणवत्ता प्रबंधक , परिवहन 
( नागर विमानन ) विभाग में बाह्यस्रोत से प्रतिनियुक्त . 


2. उपरोक्त समिति का कार्य निविदा शर्तों का निर्धारण करते हुए निविदा प्रारूप तैयार करना होगा. 
3. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के . रविकुमार, 


सरकार के सचिव 


41 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार, 19 फरवरी , 2020 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं GAURISHANKAR पिता LATE RADHARAMAN शपथ पत्र सं ० 20 , दिनांक 
10 दिसम्बर , 2019 के अनुसार GAURISHANKAR PAL के नाम से जाना जाऊँगा । 

GAURISHANKAR एवं GAURISHANKAR PAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERSENT 


ADDRESS 


BAGUN 


NAGAR, 


AMAN 


PATH, ADARASH NAGAR, 


NEAR T.O.P- BAGUN NAGAR, BARIDIH, JAMSHEDPUR, 


, 


DIST.- EAST SINGHBHUM , 


JHARKHAND . 


PERMANENT ADDRESS - BUDHANPUR , SAHERI, 


GHAZIPUR , SAHERI, U.P - 233302, 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं JAI PRAKASH SINGH पिता LATE BINDHYACHAL SINGH शपथ पत्र सं ० 87 , 
दिनांक 31 जनवरी , 2020 के अनुसार JAI PRAKASH के नाम से जाना जाऊँगा । 

JAI PRAKASH SINGH एवं JAI PRAKASH दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF. 


SABITA RAJHANSH 50 /B2 , SRI HOUSE 


SIDHU KANHU NAGAR , NEAR SIDHU KANHU PARK . 


P.S.- MISHIR GONDA , 


DIST .- RANCHI, 


JHARKHAND . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 19 फरवरी, 2020 


42 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SHUBHASHISH पिता 


NARJIN 


SAHU 


शपथ 


पत्र 


सं ० 


1465 , 


दिनांक 


27 जनवरी , 2020 के अनुसार SHUBHASHISHSAHU के नाम से जाना जाऊँगा | 

SHUBHASHISH एवं SHUBHASHISH SAHU दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF VILL . – 


REWA, 


P.O.- BIRHU, 


DIST . -KHUNTI, 


JHARKHAND . 


PIN- 835210 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 6 -- 50 | 


